रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD. NO . D . L.-33004/ 99 


WENAA 


ON 


OM 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 231 ] 
No. 231 ]] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 2 , 2017 / ज्यष्ठ 12 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2 , 2017 / JYAISTHA 12 , 1939 


भारतीय स्टेट बैंक 


( भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 2015 के अंतर्गत गठित ) 


सूचना 

मुम्बई, 2 जून , 2017 
सं . बीओडी एंड जीओ/वीकेके/ 164. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955 की धारा 19 ( सी ) के तहत बैंक के केन्द्रीय 
बोर्ड के लिए चार निदेशकों के चुनाव हेतु गुरुवार, दिनांक 15. 06. 2017 को प्रातः 11. 00 बजे “ वाई . बी . चव्हाण 
ऑडिटोरियम ", वाई . बी . चव्हाण केन्द्र , जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन पॉइंट , मुंबई - 400021 ( महाराष्ट्र ) में बैंक के 
शेयरधारकों की साधारण सभा आयोजित करने के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियम के विनियम 21 (1 ) के 
अनुसार दिनांक 2 मई 2017 को जारी सूचना को देखें जिसे दिनांक 5 मई 2017 को भारत के राजपत्र और दिनांक 7 मई 
2017 को समाचार -पत्रों में भी प्रकाशित किया गया है । 
2. एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि चार रिक्त- पदों के लिए वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों के नाम एवं पते निम्नानुसार हैं : 


क्र . सं . 


नाम 


पता 


1 


श्री विनोद कुमार 


सीएसएस होम्स, अपार्टमेंट-101, नन्दनकानन रोड , रघुनाथपुर , कटक, ओडिशा 
754005 


श्री विघनेश्वरा , 3री मंजिल, 218, टीटीके रोड , अलवरपेट , चेन्नई - 600018 


2 
3 
4 
5 
6 


श्री एस. सुंदररामन 
श्री ए सुब्रमण्य 
श्री अमर पाल 
श्री संजीव मल्होत्रा 
श्री भास्कर प्रमाणिक 


नं . 820, 10वीं क्रॉस रोड, रामानुज रोड , मैसूर - 570004, कर्नाटक 
304, एफ. एस . बी. एस. नगर , पखोवाल रोड, लुधियाना-141013, पंजाब 
6 मोटाभाई मेंसन, महर्षि कर्वे रोड, चर्चगेट, मुंबई -400020 
01 पीएचई, स्काईकोर्ट लाबुरनम सुशांत लोक, सेक्टर- 28, गुड़गांव -122002 


3530 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


| श्री एम . डी . माल्या 

A-601 , अशोक टॉवर्स , डॉ . अम्बेडकर मार्ग, परेल , मुंबई- 400012 

703, इंडर टॉवर्स , काका साहेब गाडगिल मार्ग, झंडू फार्मा के सामने , प्रभा देवी 
श्री प्रवीण हरि कुटुम्बे 

एस . ओ, मुंबई- 400025 
9 श्री बसंत सेठ 

फ्लैट नं . 304, कल्पना टॉवर , 3/16, विष्णुपुरी , कानपुर- 208002 
10 श्री शिव नंदन शर्मा 

129, नवजीवन विहार , ऑरोबिन्दो कॉलेज, नई दिल्ली -110017 
3. बैंक के शेयरधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची हमारे सभी स्थानीय प्रधान 
कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधकों के सचिवालय में और बैंक की वेबसाइट www. sbi. co.in पर Corporate 
Governance/SHAREHOLDERS INFO लिंक के तहत तथा निम्नलिखित कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं : 
i) शेयर एवं बॉण्ड विभाग , भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केन्द्र , 14वीं मंजिल , स्टेट बैंक भवन , मादाम कामा रोड़ , मुंबई 

400021 – टेलीफोन नं . ( 022 )- 2274 0841 -0848. 
ii) मेसर्स डाटामेटिक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लि ., यूनिट : भारतीय स्टेट बैंक , प्लॉट नं . बी -5, पार्ट - बी , क्रास लेन , 

___ एमआईडीसी, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई- 400093 , टेलीफोन नं . ( 022)-66712201 -203. 
4. उपस्थिति पर्चियां दिनांक 15 जून 2017 को महासभा के स्थल पर भी उपलब्ध रहेंगी । 
5 . विधिवत रूप से भरे हुए प्रॉक्सी फॉर्म और साथ में मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार ( जहां लागू हो ) जो हस्ताक्षरित हो , बैंक 
के शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केन्द्र , स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई- 400021 में दिनांक 
7 जून 2017 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए । 
6. साधारण सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को प्राधिकृत 
करने वाली शेयरधारक कंपनी को इसके लिए एक विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में ( उसे नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव की 
एक प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाएगा जिस बैठक में इस प्रकार का संकल्प 
पारित किया गया है), बैंक के निम्नलिखित दो कार्यालयों में से किसी एक कार्यालय में शनिवार , दिनांक 10 जून 2017 को शाम 
5. 00 बजे तक या उससे पूर्व जमा करानी चाहिए : 

i) शेयर एवं बॉण्ड विभाग , भारतीय स्टेट बैंक , कॉरपोरेट केन्द्र , 14वीं मंजिल , स्टेट बैंक भवन , मादाम कामा रोड़ , मुंबई 
___ 400021 – टेलीफोन नं . ( 022 )- 22740841 -0848. 
(i) मुख्य महाप्रबंधक का सचिवालय , भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, सनर्जी, सी -6, जी ब्लाक, बान्द्रा कुर्ला 

काम्प्लेक्स , बान्द्रा ( पूर्व), मुंबई - 400051. 
7. अपना नामांकन वापस लेने के इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन प्रबंध निदेशक ( अनुपालन एवं जोखिम), भारतीय स्टेट बैंक , 
स्टेट बैंक भवन , मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट , मुंबई- 400021 (महाराष्ट्र ) को भेज दें जिससे वह चुनाव के लिए मतदान 
शुरू होने से पहले उनके पास पहुँच जाए । 

प्रवीण कुमार गुप्ता , प्रबंध निदेशक , ( अनुपालन एवं जोखिम ) 

विज्ञापन -III/ 4/ असा./18/17(39)] 


STATE BANK OF INDIA 


(Constituted under the State Bank of India Act, 1955 ) 

NOTICE 

Mumbai, the 2nd June, 2017 
No. BOD & GO / VKK/ 164. - Reference to the notice dated 2nd May 2017 issued in terms of 
Regulation 21( 1 ) of the State Bank of India General Regulations, published in the Gazette of India of 5th May 
2017 and also in Newspapers on 7th May 2017 , regarding holding the GeneralMeeting of the Shareholders of 
the Bank , at “ Y . B . Chavan Auditorium ” , Y . B . Chavan Centre, General Jagannath Bhosale Marg , 
Nariman Point, Mumbai - 400021 (Maharashtra ) at 11 .00 a .m . on Thursday 15th June 2017 to elect four 
Directors to the Central Board of the Bank under Section 19 (c ) of the State Bank of India Act, 1955 . 


[ TT III - WU5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . Notice is hereby given that the following are the names and addresses of the candidates validly 
nominated for the four vacancies : 


Sl. No. 


Name 


Address 


1 


Shri. Vinod Kumar 


CSS Homes, Apartment- 101, Nandankanan Road , 
Raghunathpur, Cuttak , Odisha -754005 
Sri Vigneswara , IIIrd Floor, 218 , TTK Road , Alwarpet , 
Chennai-600018 . 


Shri. S . Sundarraman 


Shri. A . Subramanya 


No. 820 , 10th Cross, Ramanuja Road , Mysore - 570004 
Karnataka . 


Shri Amar Pal 


304 , F S . B . S . Nagar, Pakhowal Road , 
Ludhiana - 141013 , Punjab 


Shri Sanjiv Malhotra 


Shri Bhaskar Pramanik 


6 Motabhoy Mansion , Maharshi Karve Road Churchgate, 
Mumbai-400020 
01PHE , Skycourt Laburnum Sushant Lok , Sector -28 , Gurgaon 
122002 
A -601, Ashok Towers , Dr. Ambedkar Marg , Parel, 
Mumbai- 400012 . 
703, Inder Towers, Kaka Saheb Gadgil Marg Opp . Zandu 
Pharma, Prabha Devi S . O , Mumbai -400025 


Shri M .D . Mallya 


Shri.Pravin Hari Kutumbe 


Shri Basant Seth 


Flat No 304 , KalpanaTower , 3 / 16 , Vishnupuri, 
Kanpur- 208002 . 


10 


Shri Shiv Nandan Sharma 


129, Navjeevan Vihar, Near Aurobindo College , New Delhi 
110017. 


3 . Further , Bank s shareholders are advised that the proxy Forms and Attendance Slips are available in the 

Secretariat of Chief General Managers of our Local Head Offices , Bank s website :www . sbi.co. in under 
the link Corporate Governance /SHAREHOLDERS INFO and also at the following offices: 
i) Shares & Bonds Department, State Bank of India, Corporate Centre, 14th Floor, State Bank 

Bhavan , Madame Cama Road , Mumbai – 400 021. Telephone: 022 -22740841 – 848 . 
ii ) M /s Datamatics Financial Services Ltd ., Unit : State Bank of India , Plot No. B -5 , Part B , Cross 

Lane, MIDC , Andheri (East), Mumbai- 400093 . Telephone: 022-66712201 – 203. 


4 . Attendance Slips will be available at the venue of the GeneralMeeting on 15 . 06 . 2017 . 


5 . Duly executed proxy forms, together with power of attorney or other authority (where applicable ) under 

which it is signed , must be received at the Bank s Shares & Bonds Department, State Bank of India , 
Corporate Centre , 14th Floor, State Bank Bhavan , Madame Cama Road , Mumbai – 400 021 on or before 
Wednesday , the 7th June 2017 by 5 .00 pm . 


6 . Companies/Body Corporates who are shareholder of SBI, authorizing any of its officials or any other 

person to act as their representative in the GeneralMeeting , should deposit a copy of the Board resolution 
appointing him /her as a duly authorized representative (certified true copy by the Chairman of the 
Meeting at which such resolution was passed ), at any of the following two offices of the Bank , on or 
before , Saturday the 10th June 2017 by 5 .00 pm . 


i) Shares & Bonds Department, State Bank of India , Corporate Centre , 14th Floor, State Bank Bhavan , 

Madame Cama Road ,Mumbai – 400 021. Telephone : 022 - 22740841 – 848 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC. 4 ] 


ii ) Secretariat of the Chief General Manager, State Bank of India, Local Head Office , Synergy , “ C 6 ” , 

G Block , Bandra -Kurla Complex , Bandra (East), Mumbai -400 051 . 


7 . Any candidate wishing to withdraw his nomination should address a request to the Managing Director 

(Compliance & Risk ), State Bank of India , State Bank of Bhavan , Madame Cama Road , Nariman Point , 
Mumbai -400021 (Maharashtra ) so as to reach him before the commencement of the voting for the election . 
PARVEEN KUMAR GUPTA , Managing Director, (Compliance & Risk ) 

[ADVT.-III /4 /Exty ./18/ 17 (39)] 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date : 2017.06 .02 20:05:39 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


